निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 पौष 1932 ( AO ) 
( सं0 पटना 808 ) पटना , मंगलवार 28 दिसम्बर 2010 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2010 
सं0 2 / स्था0 - 05 - 01 / 2003 - 3488 — श्री मनोरंजन कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन 
विभाग, बिहार , पटना वेतनमान् रु0 5500 - 9000 ( अपुनरीक्षित) को विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा के आलोक 
में विभाग में उपलब्ध सांख्यिकी पदाधिकारी वेतनमान् रु0 6500 - 10500 ( अपुनरीक्षित) में एकल रिक्त पद पर पदभार 
ग्रहण की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सूरज प्रसाद , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 808 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


